निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 4 अगस्त 2015 


( सं0 पटना 872) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

__ 6 जुलाई 2015 
सं0 18 / विविध - 09 / 2008 - 1090 (18) / स्वाo — भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं 
विनियमन) अधिनियम 2010 को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0 - 926(18) दिनांक 16.08. 2011 द्वारा यथावत अंगीकृत 
किया गया है एवं बिहार नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन ) नियमावली 2013 को विभागीय अधिसूचना 
संख्या - 1845(18 ) दिनांक 28 .11.2013 द्वारा बिहार राज्य में लागू किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0 - 2136(18) 
दिनांक 30. 12.2013 द्वारा नैदानिक स्थापन राज्य परिषद एवं जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का गठन किया गया है । 

इस अधिनियम एवं नियमावली के कार्यान्वयन हेतु उक्त क्रम में अधिनियम की धारा - 10(1)(c ) के तहत जिला 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का पूर्णरूपेण गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है: 

नैदानिक स्थापन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार: 
जिलों का नाम: 
(1) जमुई | (1) जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
| (ii ) सिविल सर्जन 

संयोजक 
(iii) पुलिस अधीक्षक , जमुई । 

मनोनीत सदस्य 
(iv ) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जमुई । 

मनोनीत सदस्य 
( v ) डॉ0 टी0 एन0 प्रसाद, जमुई । 

मनोनीत सदस्य 


( 2 ) सहरसा 


(i) जिला पदाधिकारी 


अध्यक्ष 


संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


( ii) सिविल सर्जन 
|(iii ) पुलिस अधीक्षक, सहरसा । 
(iv ) श्री दिनेश राम , कार्यपालक पदाधिकारी , 
नगरपालिका, सहरसा । 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


( 3) सिवान 


अध्यक्ष 
संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 


( 4) बेगूसराय 


अध्यक्ष 
संयोजक 
मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 


(5) मुंगेर 


अध्यक्ष 
संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 अगस्त 2015 
(v) डा के0 एस0 गुप्ता, सूर्या विलिनिक , 
सहरसा । 
(i) जिला पदाधिकारी 
( ii ) सिविल सर्जन 
(iii) उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, सिवान । 
(iv) आरक्षी उपाधीक्षक , मुख्यालय, सिवान । 
( v ) डा0 एम0के0 आलम , उपाधीक्षक प्रभारी, 
सदर अस्पताल, सिवान । 
(i) जिला पदाधिकारी 
| ( ii ) सिविल सर्जन 

(iii ) पुलिस अधीक्षक , बेगूसराय । 
| (iv ) अपर समाहर्ता, बेगूसराय । 
( v) अध्यक्ष, आई0 एम0 ए0 बेगूसराय । 
(i) जिला पदाधिकारी 
( ii ) सिविल सर्जन 
( iii) श्री आशीष कुमार बरियार, वरीय उप 
समाहर्ता- सह -विशेष कार्य पदाधिकारी , 
मुंगेर । 
(iv ) श्री विश्वनाथ राम , पुलिस उपाधीक्षक , 
मुख्यालय, मुंगेर । 
( v ) डा0 सुधीर कुमार, परवक्ता आई0 एम0 
ए0 - सह - चिकित्सा पदाधिकारी, सदर 
अस्पताल, मुंगेर । 
(i) जिला पदाधिकारी 
| (ii ) सिविल सर्जन 
(iii) पुलिस अधीक्षक , सारण । 
(iv) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , 
छपरा 
( v ) डा0 बी0के0 श्रीवास्तव, सारण । 
(i) जिला पदाधिकारी 
(ii) सिविल सर्जन 
( iii) पुलिस अधीक्षक , समस्तीपुर । 
| (iv) उप विकास आयुक्त , समस्तीपुर । 
( v ) डा0 अशोक वर्धन सहाय, चिकित्सा 

पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर । 
| (i) जिला पदाधिकारी 
( ii ) सिविल सर्जन 
( iii) श्री मो0 साजिद, अपर पुलिस अधीक्षक 
( अभियान ) भोजपुर ( आरा) । 
(iv ) श्री हेमन्त कुमार, वरीय उप समाहर्ता, 
भोजपुर ( आरा) । 
( v ) डा0 कुमार जितेन्द्र, सदर अस्पताल , 
आरा । 


मनोनीत सदस्य 


( 6 ) सारण 


अध्यक्ष 
संयोजक 
मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


(7 ) समस्तीपुर 


अध्यक्ष 
संयोजक 
मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


( 8) भोजपुर ( आरा) 


अध्यक्ष 


संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2015 


( 9 ) गोपालगंज 


अध्यक्ष 


(i)जिला पदाधिकारी 
| (ii ) सिविल सर्जन 
(iii) अपर पुलिस अघीक्षक , गोपालगंज । 
(iv ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला 
पंचायत , गोपालगंज । 
( v ) सचिव, रेडक्रॉस, गौपालगंज । 
(i) जिला पदाधिकारी 


संयोजक 
मनोनीत सदस्य 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


( 10 ) पूर्णियाँ 


अध्यक्ष 


(ii) सिविल सर्जन 
(iii ) पुलिस अधीक्षक , पूर्णियाँ । 


संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


(iv) उप विकास आयुक्त , 
( मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद ) 
पूर्णियाँ । 
( v) डॉ0 देवी राम , लाईन बाजार, 
( chairman All India Physicians 
Association Bihar chapter ). 
(i) जिला पदाधिकारी 
| ( ii ) सिविल सर्जन 
( iii) पुलिस अधीक्षक, मधुबनी । 


(11 ) मधुबनी 


अध्यक्ष 


संयोजक 
मनोनीत सदस्य 


(iv ) उप विकास आयुक्त, मधुबनी । 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


( v ) सचिव, 

आई0एम0ए0 । 
(i) जिला पदाधिकारी 


(12 ) अररिया 


अध्यक्ष 


( ii) सिविल सर्जन 


सयोजक 


(iii) पुलिस अधीक्षक , अररिया । 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


(iv ) कार्यपालक पदाधिकारी 

नगर परिषद् , अररिया । 
( v ) डॉ0 अशरद , 

सदस्य, आई0एम0ए0, अररिया । 


मनोनीत सदस्य 


विभागीय अधिसूचना संख्या - 772(18) दिनांक 09.05.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

उक्त जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का पूर्णरूपेण गठन हेतु अधिसूचना 
अध्यक्ष एवं संयोजक के अलावे शेष तीन सदस्यों का मनोनयन किये जाने के उपरांत शीघ्रताशीध्र निर्गत की जा 
सकेंगी । 

आदेश से, 
शेखरचन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 872-571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


